ON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 334 राँची , सोमवार , 


7 आषाढ़ , 1943 ( श ० ) 
28 जून , 2021 ( ई ० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 

4 जून , 2021 
संख्या -1 / पी०-104 / 2014 का०-2522-- संयुक्त सचिव , वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मनोज कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2010 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कारा 
महानिरीक्षक , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -1 / पी०-104 / 2014 का०-2523-- निदेशक , प्राथमिक शिक्षा , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री भुवनेश प्रताप सिंह , भा.प्र.से. ( झाः 2012 ) ( अतिरिक्त प्रभार- निदेशक , मध्याहन भोजन 
प्राधिकार , झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , झारखण्ड एड्स 
कन्ट्रोल सोसायटी , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 334 50 


-- 


